निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 फाल्गुन 1934 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 22 फरवरी 2013 


( सं0 पटना 155 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

20 फरवरी 2013 
सं0 3 / एच० - 2 / 2012सा०प्र० - 2960 — वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1 / 22 / 2012 BO .II 
दिनांक 09.01.2013 द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को बैंको के लिए घोषित किये जाने वाले अर्द्धवार्षिक बंदी को समाप्त 
कर दिये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 16945 दिनांक 12.12.2012 के तहत् बैंक खाता की 
अर्द्धवार्षिक बंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा एन . आई. एक्ट के तहत् दिनांक 30.09. 2013 ( सोमवार) को घोषित बैंकों के 
अर्द्धवार्षिक बंदी अवकाश को रद्द किया जाता है । उक्त तिथि को बैंकों के लिए सामान्य कार्य दिवस घोषित किया जाता 


है । 


उपर्युक्त अधिसूचना संख्या - 3 / एच० - 02 / 2012सा० - 16945 दिनांक 12. 12. 2012 की अनुसूची - 4 का 
क्रमांक - 02 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

__ अजय कुमार सिन्हा , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 155 -571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic.in 


